रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/ 99 


REGD.No. D. L. - 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारत 
The Gazette of India 


राजपत्र 


चा 


सी.जी. - डी.एल.- अ .-06112020-222996 

CG - DL - E - 06112020-222996 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3—Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3542 ] 
No. 3542 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 6 , 2020/ कार्तिक 15 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , NOVEMBER 6 , 2020 /KARTIKA 15 , 1942 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 2020 
का.आ. 4021( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 3) में 
उल्लिखित अधिकारियों, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , कॉलम ( 4 ) में वर्णित स्थानों पर स्थित , कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विद्युत स्टेशन, परियोजना 
या इकाई के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा 
अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात : 

तालिका 


क्रम संख्या विद्युत स्टेशन अथवा अधिकारी का गांव , तहसील और जिले का नाम सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और 
परियोजना अथवा पदनाम 

अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ 
यूनिट का नाम 
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) 

( 5 ) 
एनएचपीसी महाप्रबंधक (i) फरीदाबाद, हरियाणा फरीदाबाद की स्थानीय सीमाओं के 


1 . 


5428GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 


( सिविल ) 


लिमिटेड निगम 
कार्यालय 


भीतर एनएचपीसी लिमिटेड का भवन 
और परिसर 


( ii) नई दिल्ली 


एशियन गेम्स गांव , फ्लैट नं . 726 , 
महाबीर प्रसाद ब्लॉक और फ्लैट नं . 
524 और 525 , हवा सिंह ब्लॉक , नई 
दिल्ली -110049 


2 . 


जिला कुल्लू 


3. 


पारबती- III विद्युत सिविल विभाग गांव-बेहाली तहसील -बंजार सैंज , सपनगिनी, बेहाली, लारजी में 
स्टेशन प्रमुख 

स्थित विद्युत स्टेशन से संबंधित 
आवासीय, गैर - आवासीय निवास , 

भूमि , भवन , सड़क, संयंत्र संरचनाएं 
(i) तीस्ता लो डैम- सिविल विभाग ( i ) कालीझोरा , पो . ओ. (i) बांध, विद्युत गृह और प्रशासनिक 
| IV विद्युत स्टेशन 

प्रमुख कालीझोरा बाजार जिला कार्यालय सहित टीएलडी-IV विद्युत 
कालीझोरा 

दार्जिलिंग 

स्टेशन , कालीझोरा 
और 

( ii) कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी 
( ii) कार्यालय एवं 

( ii) विद्युत नगर पी . ओ. सहित एनएचपीसी विद्युत नगर क्षेत्र 
आवासीय कॉलोनी 

सैटेलाइट टाउनशिप, जिला 
सहित एनएचपीसी 

जलपाईगुड़ी 
विद्युत नगर क्षेत्र 
उड़ी-|| विद्युत सिविल विभाग|गांव नॉपोरा, तहसील उड़ी, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य - क्षेत्र की 
स्टेशन 

प्रमुख जिला बारामूला , जम्मू व कश्मीरतहसील उड़ी , जिला बारामूला में 
संघ राज्य - क्षेत्र 

नॉपोरा, सलामाबाद , बंदी, जाबला ,, 
डाछी , सदवनियन, दर्दकोट, रामगी 
अथवा कलगई, उरूसा , परनपिलन , 
चकरा में स्थित सरप्लस एस्केप, हेड 
रिस टनल , पॉट- हेड यार्ड, सर्ज - शाफ्ट , 
टिल रेस टनल , अदित-I/ II/III /IV , 
विद्युत गृह, डीटीजीएच , रिजरवायर 
क्षेत्र , पुल , भूमि , सड़क, भवन , 
आतिथ्य गृह, फील्ड हॉस्टल, आवासीय 
निवास सहित बांध , पावर चैनल , 


4 . 


इंटेक स्ट्रक्चर 


5 . 


सुबानसिरी लोअर सिविल विभाग ( i ) गांव -कोलापटुकर , सर्किल अरुणाचल प्रदेश में कोलापटुकर , 
जल विद्युत 

प्रमुख दोल्लुंगमुख, जिला - कामले, राज्य- सर्किल दोल्लुंगमुख, जिला कामले में 
परियोजना अरुणाचल प्रदेश 

विद्युत गृह संरचना, इंटेक क्षेत्र , हेड 

रिस टनल , सर्ज टनल, टेल रेस चैनल , 
(ii) गांव - गेरूकामुख, सर्किल 

बांध का भाग, भंडार, कार्यालय, 
गोगामुख, जिला - धेमाजी, राज्य 

विभिन्न सड़कें , औषधालय तथा जिला 
कामले , जिला सुबानसिरी में 

रिजरवायर क्षेत्र और जिला धेमाजी, 
पर स्थित परियोजना 

असम में बांध का भाग , रिजरवायर 


असम 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


क्षेत्र , गेरूकामुख, गोगामुख सर्किल, 
ब्लॉक बोरदोलिनी, जिला धेमाजी, 
असम में स्थित परियोजना क्षेत्र में 
मुख्य प्रशासनिक भवन , परियोजना 
अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय, आतिथ्य 
गृह, फील्ड हॉस्टल, कैंटीन, शॉपिंग 
सेंटर, आवासीय कॉलोनी, विभिन्न 
सड़कें 


6 . 


रंगित विद्युत स्टेशन सिविल विभाग गांव - हींगडैम , जिला - दक्षिण 

प्रमुख सिक्किम, पिन -737111 


लामाटेन , हींगडैम , मेगयोंग, जील , 
लिंगजू, लेगशिप में स्थित रंगित 
विद्युत स्टेशन के कब्जे में आवासीय 
एवं गैर - आवासीय भवन , भूमि , सड़कें , 
संरचना और संयंत्र 


7 . 


तीस्ता- V विद्युत 
स्टेशन 


सिविल विभागबालूतर, सिंगतम, जिला - पूर्व 

प्रमुख सिक्किम, सिक्किम -737134 


व 


भवन , 


जिला पूर्व सिक्किम में कंक्रीट बांध (पूर्व 

उत्तर सिक्किम ), इंटेक , सिल्टा 
फ्लशिंग टनल , हेड रेस टनल , सर्ज 
शाफ्ट , प्रेशर शाफ्ट, विद्युत गृह, 
स्विचयार्ड। पूर्व सिक्किम में प्रशासनिक 

आवासीय क्वार्टर और 
विद्यालय। बलुअर , दक्षिण सिक्किम में 
आवासीय क्वार्टर , आतिथ्य गृह , 
अस्पताल । मध्य समदोंग, पूर्व सिक्किम 
में आवासीय क्वार्टर। टडोंग , गंगटोक , 
पूर्व सिक्किम में आतिथ्य गृह ( भवन 
और भूमि )। 
[फा . सं . 11/12 / 2020 - एनएचपीसी ] 

तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 5th November, 2020 . 


S.0 . 4021( E). —In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 3 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted officer in the Government of India , to 
be an estate officer for the purposes of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on estate officer by or under the said Act , within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories 
of public premises specified in column ( 5 ) , in respect of power station , project or unit as specified in column ( 2 ) , 
which are located at the places as mentioned in column ( 4 ) , of the said Table , namely : 


TABLE 


Serial 
Number 


( 1 ) 


Name of Power Designation Name of Village , Tehsil 
Station or of the 

and District 
Project or Unit officer 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
NHPC Limited General ( i) Faridabad, 
Corporate Manager Haryana 
Office 

( Civil) 


Categories of public premises and 

local limits of 
jurisdiction 

( 5 ) 
Building and Premises of 
NHPC Limited within local 
| limits of Faridabad. 


1 . 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii ) ] 


( ii) New Delhi 


Asian Games Village , Flat No. 
726 , Mahabir Prasad Block & Flat No. 
524 and 525 , Hawa 
Singh Block , New Delhi 
| -110049 


2 . 


Parbati - III 
Power Station 


Head of Village - Behali Tehsil -Banjar Residential, non - residential 
Civil 

District - Kullu , State - Himachal accommodation , land , buildings , roads,, 

Pradesh 
Department 

plant structures belonging to power 
station in the project area located at 

Sainj, Sapangini, Behali, Larji 
Head of (i)Kalijhora, P.O.- Kalijhora ( i ) TLD - IV Power Station , 
Civil 

Bazar District - Darjeeling, Kalijhora including Dam , Power House 
Department State - West Bengal 

and Administrative Office 


3 . 


( i) Teesta Low 

Dam -IV Power 
Station 
Kalijhora 


Jand 


( ii) Vidyut Nagar P.O. 
Satellite Township , Distt 
Jalpaiguri, State - West Bengal 


( ii)NHPC Vidyut 
Nagar area 
including office 
and residential 
Colony 


( ii )NHPC Vidyut Nagar area , 
including office and residential Colony 


4 . 


Uri - II Power 
Station 


Head of Village Nowpora , Tehsil Uri , 

Civil District Baramulla, Union 
Department Territory of Jammu and 

Kashmir 


Dam , power channel , intake 
structure including surplus 
escape , Head Race Tunnel , Pot -head 
Yard, Surge- Shaft, Tail 
Race Tunnel, Adit - 1 / II/ III / IV , 
Power House , DTGH , Reservoir Area , 
Bridges, Land , Roads, 
Buildings , Guest Houses , Field ) 
Hostels, Residential 
accommodation located at 
Nowpora , Salamabad , Bandi , 
Jabla , Dachhi, Sadwanian , 
Dardkot, Ramgi or Kalgai , 
Urusa , Paranpilan , Chakra in 
Tehsil Uri , District Baramulla, 
Union territory of Jammu and 
Kashmir 


5 . 


Subansiri Lower 
Hydro Electric 
Project 


Head of Project located at 

Civil 
Department (i) Village -Kolaptukar, Circle 

Dollungmukh , District - Kamle 
State- Arunachal Pradesh 


(ii)Village- Gerukamukh , 
Circle- Gogamukh , District 
Dhemaji State - Assam 


Power house structure , intake 
area , head race tunnel , surge 
tunnel , tail race channel, portion of 
dam , stores, offices, various 
roads, dispensary in Kolaptukar, 
Dollungmukh Circle , District 
Kamle and Reservoir Area in 
Kamle District, Lower Siang 
District and Subansiri District in 
Arunachal Pradesh and portion 

of dam , reservoir area in 
Dhemaji District Assam , main 
administrative building , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


6 . 


Head of 


Rangit Power 
Station 


Villlage -Hingdam , District 
South Sikkim , Pin -737111 . 


Civil 


Department 


project hospital, Kendriya 
Vidyalay, guest house , field 
hostels , canteen , shopping 
centres, residential colony , 
various roads in project area 
located at Gerukamukh , in 
Gogamukh Circle , Bordolini 
Block , District Dhemaji, Assam 

Residential and non - residential 
buildings, land roads , structure 
and plant in possession of Rangit Power 
Station located at 
Lamaten , Hingdam , Mengyong, Zeel , 
Lingzoo, Legship . 
Concrete Dam ( East and North 
Sikkim ), Intake, silt flushing 
tunnel, head race tunnel, surge 
shaft , pressure shaft , power 
house, switch yard in East 
Sikkim district. Administrative 
building, residential quarters and school 
in East Sikkim . 
Residential 

quarters, guest house , 
hospital at Baluar , South Sikkim . 
Residential quarters at Middle 
Samdong, East Sikkim . Guest 
house (building and land ) at 
Tadong , Gangtok , East Sikkim . 


7 . 


Teesta V Power 
Station 


Head of 

Civil 
Department 


Balutar, Singtam , District 
East Sikkim , Sikkim -737134 


[ F. No. 11 / 12 /2020 -NHPC ] 


TANMAY KUMAR , Jt . Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . KUMER CHAND 


Digitally agned ty KUMERCHAND 
MEEHA 
Date 2020.11.06 225.58 08:30 


MEENA 


